रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No. D.L. - 33002 /99 


SHIKHARA 


दिल्ली राजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


ON 


सं. 93 
No. 939 


दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 21 , 2015 / आपाढ़ 30 , 1937 
DELHI , WEDNESDAY, JULY 21 2015/ ASHADHA 30 , 1937 


[ रा. रा. रा. क्षे .दि . सं. 68 

IN. C.I.D . No . 68 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


HOME DEPARTMENT ( HOME POLICE-I BRANCH) 


गृह विभाग ( गृह पुलिस - 1 शाखा ) 

अधिसूचना 


NOTIFICATION 


दिल्ली , 21 जुलाई , 2015 


Delhi, the 21st July, 2015 


सं . फा . 21 / 4 / 2013 / ग. पु.- 1 / स्था ./ 2300 से 2307. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 12 जून , 1985 की अधि 
सूचना संख्या यू. 11030/ 3 /1984 - यूटीएल के साथ पठित भारतीय 
रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 58 ई की 
उप - धारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा उक्त परन्तुक के 
प्रयोजन के लिए लिखित में शिकायत करने हेतु सहायक आयुक्त 
पुलिस के समकक्ष रैंक तक के दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को 
प्राधिकृत करती है । 


___ No . E. 21/ 4/ 2013/ HP- I/ Estt./ 2300 to 2307.- --- In 
exercise of the powers conferred by the proviso to sub 
section (1) of section 58E of the Reserve Bank of India 
Act, 1934 ( 2 of 1934 ) read with Government of India , 
Ministry ofHomeAffairs Notification No. U - 11030 /3/ 1984 
UTL dated 12th June , 1985 , the Government ofNational 
Capital Territory of Delhi hereby authorizes officers of 
Delhi Police notbelow the rank ofAssistant Commissioner 
of Police to make a complaint in writing for the purpose of 
the said proviso . 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 


ByOrder and in the Name of 

Lieutenant Governor of Delhi, 
ALOK GARG , Dy. Secy. ( Home-1) 


आलोक गर्ग, उप सचिव ( गृह - 1 ) 


3172 DG/ 2015 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


